सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 531 राँची, गुरुवार, 


11 जुलाई, 2019 (ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 


संकल्प 
8 जुलाई , 2019 


, 


संख्या-5/ आरोप-1-15/2017-3546 ( HRMS) -- श्री विनोद राम, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त , पलामू के पत्रांक-760/ रा ०, दिनांक-18.04.2017 

द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित 
किये गये हैं 
आरोप सं०-1- अंचल अधिकारी, पांकी पलामू के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान ग्राम - सगालीम के खाता सं० 
82, प्लॉट सं०-966, रकबा-5.00 एकड़ भूमि पर अवस्थित 22 (बाईस ) वृक्षों के पातन करने हेतु पत्रांक -418, 
दिनांक -30.08.2016 द्वारा आदेश देकर झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन ( अभिवहन का विनियमन ) 
नियमावली, 2004 का उल्लंघन किया गया । 
आरोप सं०-2- श्री विनोद राम , झा ० प्र ० से ०, अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू 

के द्वारा झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य 
वन उत्पादन ( अभिवहन का विनियमन ) नियमावली, 2004 के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए वृक्ष पातन 
करने का आदेश दिया गया । 
आरोप सं०-3- श्री विनोद राम , झा ० प्र ० से ०, अंचल अधिकारी , पांकी, पलामू 

के 

द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण 
शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है , जो सरकारी सेवक आचार 
नियमावली के नियम-3(1)(i),(ii)एवं (3) के प्रतिकूल है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 11 जुलाई, 2019 
उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -6096, दिनांक -11.05.2017 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग 
की गई , जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र , दिनांक -07.06.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया 
गया है । 
श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -7345 , दिनांक-20.06.2017 द्वारा उपायुक्त , पलामू 

से 
मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त , पलामू के पत्रांक -1419/ रा ०, दिनांक 17.07.2017 द्वारा इनके स्पष्टीकरण 
पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया 
गया । 

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , पलामू से प्राप्त मंतव्य के 
समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2911 ( HRMS), दिनांक 20.12.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । 

विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-117 , दिनांक 13.05.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया है । संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन श्री राम के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों 
को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की 
समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन ( अभिवहन का विनियमन ) 
नियमावली, 2004 के प्रावधानों के विपरीत ग्राम- सगालीम के खाता सं0-82, प्लॉट सं०-966, रकबा-5.00 एकड़ 
भूमि पर स्टेडियम निर्माण हेतु 22 (बाईस ) वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई, किन्तु श्री राम द्वारा पातित 
वृक्षों का उपयोग निजी उपयोग में नहीं लाया गया है । 

अतः, समीक्षोपरांत श्री विनोद राम, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी , 
पांकी, पलामू के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली , 2016 के नियम-14( iv ) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित 
किया जाता है । 


Sr 
No. 


Decision of the Competent authority 


Employee 

Name 
G.P.F. No. 

2 
VINOD RAM 
20080400065 


3 


1 
1 


, 


श्री विनोद राम , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची ), तत्कालीन अंचल 
अधिकारी , पांकी, पलामू के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 के नियम 
14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड 
अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 531 50 


